रजिस्ट्री सं. डी एल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L,- 33004/97 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


त्यपवजयते 


H रतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PART II — Section 3 Sub -section ( it) 


Hay 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


OffiORN 


सं० 503 ] 
No. 503 ) 


नई दिल्ली , मंगलवार, सितम्बर 2, 1997 / भाद्र 11, 1919 
NEW DELHI, TUESDAY , SEPTEMBER 2 , 1997 /BHADRA 11, 1919 


- 


- 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
( रसायन और पेट्रो -रसायन विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली, 2 सितम्बर , 1997 
का . आ . 628 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार , औषधि ( कीमत नियंत्रण ) आदेश , 1995 के पैरा 9 के उप -पैरा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए. भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पेटो -रसायन विभाग ) के अ 

सायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पेट्रो -रसायन विभाग ) के आदेश सं. का. आ . 82 ( अ ) दिनांक 5-- 2 - 1997 का 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात 
उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम सं . 1 से 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां रखी आएंगी , अर्थात् : -- 

सारणी 
क्रम सूत्रयोग का नाम 

प्रबलता 

पैक आकार अधिकतम कीमत 


( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) । 

( 4 ) 

( 5 ) 
प्रत्येक जी एम में शामिल 
" 1. टोलनेफ्टेट क्रीम/ आयंटमेन्ट 

टोलनेफ्टेट 10 मिग्रा. ( 1 % ) 

5 ग्राम टयूब 

3.86 
2. टोलनेफ्टेट क्रीम / आयटमेन्ट 

टोलनेफ्टेट 10 मिग्रा. ( 1 % ) 

10 ग्राम टयूब 

5 . 52 
3. टोलनेफ्टेट क्रीम/ आयंटमेन्ट 

टोलनेफ्टेट 10 मिग्रा. ( 1% ) 

30 ग्राम टयूब 

11. 62 
प्रत्येक एम एल में शामिल है 
4. टोलनेफ्टेट सोल/ लोशन 

टोलनेफ्टेट 10 मिग्रा. 

10 मि . लि . बोतल 

7. 00 " 
[ सं. 9( 12 )/ 97 - पी आई-2 ] 

जे. एस. सिद्ध, डेस्क अधिकारी 
टिप्पणी : मूल आदेश भारत के राजपत्र, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पेट्रो - रसायन विभाग ) की सरकारी अधिसूचना सं. का . आ . 82 ( अ ) 

दिनांक 5 - 2 - 97 के रूप में प्रकाशित हुआ था । 
2213GI/97 


- 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART Il -- SEC. 3(ii)]] 


- 


- 


- 


- 


- - 


No. 


(5) 


MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS 
( Department of Chemicals & Petro - chemicals ) 

ORDER 

New Delhi, the 2nd September , 1997 
S .O . 628 ( E ).— In exercise of the powers conferred by sub- paragraph ( 1) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) 
Order, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments of the order of the Government of India in the 
Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petro -Chemicals ) S .O . No. 82 (E ) dated 5 - 2 - 1997 
namely : 

In the Table below the said Order , for serial numbers 1 to 4 and entries relating thereto , the following serial numbers 
and entries shall respectively be substituted, namely :-- - 

TABLE 
Sl. Name of the formulation 

Strength 

Pack Size 

Price 

( Rs.) 
(1 ) (2 ) 

( 3 ) 

Each GM . Contains : 
"1. Tolnaftate Cream/ Ointment. Tolnaftate 10 MG . (1 % ) 

5 GM Tube 

3.86 
2. Tolnaftatc Cream /Ointment . Tolnaftate 10 MG. (1 % ) 

10 GM Tube 

5.52 
3 . Tolnaftate Cream /Ointment. 

Tolnaftate 10 MG . (1 % ) 

30 GM Tube 

11. 62 
___ Each MLContains : 
4 . Tolnaftate Sol,/Lotion . 

Tolnaftate 10 MG . 

10 ML Bolt 

7 .00 " 
INo. 9 (12 )/ 97- PI (II) ] 

J. S. SIDHU , Desk Officer 
NOTE : The principal order was published in the Gazette of India vide Government notification , Ministry of Chemicals and 
Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals ) S .O . No. 82 ( E ) dated 5- 2 - 1997 . 

आदेश 

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1997 
का . आ . 629 ( अ ) : -- केन्द्रीय सरकार, औषधि ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप - पैरा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पेट्रो -रसायन विभाग ) के आदेश सं. का . आ . 631 ( अ ) दिनांक 12 - 7 - 1995 का 
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात 
उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम सं . 1 से 6 तथा उमसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

सारणी 
क्रम सूत्रयोग का नाम 

प्रबलता 

पैक आकार 

अधिकतम कीमत 


- TTT 


( 4 ) 


( 5 ) 


12. 86 


12. 56 


(1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

प्रत्येक टेबलेट में है 
" 1. खायसमिन 150 मिग्रा. टेबलेट 

डायसमिन 150 मिग्रा. प्रति टेबलेट 
2. डायसमिन 150 मिग्रा . टेबलेट 

डायसमिन 150 मिग्रा. प्रति टेबलेट 
3. डायसमिन 300 मिग्रा. टेबलेट 

डायसमिन 300 मिग्रा. प्रति टेबलेट 
4. डायसमिन 300 मिग्रा. टेबलेट 

डायसमिन 300 मिग्रा. प्रति टेबलेट 
5. डायसमिन 450 मि . ग्रा .+ हेस्पेरिडिन 50 मिग्रा. टेष . डायसमिन बेस 450 मिग्रा + मिथाएल . 

हेस्परिडिन 50 मिग्रा. 


10 का ए एल/ स्ट्रीप. 
10 का ए एल/ ब्लीस. 
10 का ए एल/ स्ट्रीप. 
10 का ए एल/ ब्लीस . 
19 का ए एल/ स्ट्रीप 


24. 52 


24. 22 


37 .76 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


37. 46 " 


6. डायसमिन 450 मि . ग्रा .+हेस्पेरिडिन 50 मि. ग्रा . टेब. डायसमिन बेस 450 मि . ग्रा . + मिथाएल 10 का ए एल/ ब्लीस 

हेस्परिडिन 50 मिग्रा. 
उक्त आदेश के नीचे की सारणी में भी क्रम सं. 6 के बाद तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखिप्त क्रम सं. और प्रविष्टियां 
रखी जाएंगी, अर्थात् : 

सारणी 
(1 ) (2 ) 

( 3 ) 

___ ( 4) _ _ _ _ _ (5 ) 

प्रत्येक टेबलेट में है 
" 7. डायसमिन 150 मिग्रा. टेबलेट डायसमिन 150 मिग्रा. प्रति टेबलेट 8 का ए एल/ स्ट्रीप. 

10. 10 
8. डायसमिन 300 मिग्रा. टेबलेट डायसमिन 300 मिग्रा. प्रति टेबलेट 8 का ए एल/ स्ट्रीप. 

19.42 
9. डायसमिन 500 मिग्रा. टेबलेट डायसमिन 500 मिग्रा. प्रति टेबलेट 8 का ए एल/ स्ट्रीप, 

31.80 
10. डायसमिन 500 मिग्रा. टेबलेट डायसमिन 500 मिग्रा. प्रति टेबलेट 10 का ए एल / स्ट्रीप. 

39 . 70 " 
[ सं. 9 ( 12 )/97 - पी आई- 2 ] 

जे. एस. सिद्ध, डेस्क अधिकारी 
टिप्पणी : मूल आदेश भारत के राजपत्र, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पेट्रो - रसायन विभाग ) की सरकारी अधिसूचना सं. का . आ . 637 ( अ ) 

दिनांक 17 - 07 - 1995 के रूप में प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात निम्नलिखित सरकारी अधिसूचनओं द्वारा उसका संशोधन किया गया था :- - 
(1 ) भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग -II, खंड -3 (ii ) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 1002 ( अ) दिनांक 27. 72 - 1995 । 


ORDER 
New Delhi, the 2nd September, 1997 


S .O . 629 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub- paragraph (1) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) 
Order, 1995, the CentralGovernment hereby makes the following amondments of the order of the Government of India in the 
Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petro - Chemicals ) No. S. O . 631(E ) dated 12 -07- 1995 
namely : 

In the Table below the said Order , for serial numbers 1 to 6 and entries relating thereto , the following serial numbers 
and entries shall respectively be substitutod , namely : 

TABLE 


No. 


Sl. Name of the formulation 

Strength 

Pack Size 

Ceiling Price 

( Rs.) 
(1) (2) 

( 5 ) 
Each Tab . Contains : 
“ 1. Diosmin 150 mg tab . 

Diosmin 150mg per tab . 

10 s AL/Strip 

12. 86 
2. Diosmin 150 mg tab . 

Diosmin 150mg per tab . 

10 s AL/Blis 

12.56 
3 . Diosmin 300 mg tab . 

Diosmin 300mg per tab . 

10 s AL /Strip 

24. 52 
4. Diosmin 300 mg tab . 

Diosmin 300mg por tab . 

10 SAL / Blis 

24. 22 
5 . Diosmin 450mg + Hesperidin 50 mg tab. Diosmin Base 450mg + Methyl 10 s AL/Strip 

37.76 
Hesperidin 50mg 
6 . Diosmin 450mg +Hesperidin 50 mg tab . Diosmin Base 450mg +Methyl 10 s AL /Strip 

37. 46 
Hesperidin 50mg 
Also in the table below the said order after serial number 6 and entries relating thereto the following serial numbers and 
entries relating thereto shall be added namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( i)] 


TABLE 


Name ofthe formulation 


Strength 


Pack Size 


Sl. 
No . 


Ceiling Price 

( Rs.) 
(3) 


(1) 


_ (2) 


( 4 ) . 


“ 7 . 


Diosmin 150 mg tab . 
8 . Diosmin 300 mg tab . 

Diosmin 500 mg tab . 
___ 10 . Diosmin 500 mg tab . 


( 3 ) 

Each Tab . Contains : 
Diosmin 150mg 
Diosmin 300mg 
Diosmin 500mg 
Djosmin 500mg 


8 s Strip 
8 s Strip 
8 s Strip 
10 s Strip 


10.10 
19. 42 
31 . 80 

39 . 70 " 
[ No. 9 (12)/ 97 -PI (II )] 
J. S . SIDHU , Desk Officer 


NOTE : The principal order was published in the Gazette of India vide Government notification, Ministry of Chemicals and 

Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals ) No . S . O . 631(E ) dated 17- 07 - 1995 and was subsequently 
amended vide : 

( 1) Government Notification S . O . No. 1002( E) dated 27 - 12 - 1995 published in the Gazette of India, 
Extraordinary, Part II , Section 3 (ii). 


आदेश 
नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1997 


का . आ . 630 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार, औषधि ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप - पैरा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, भारत सरकार के रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पेट्रो - रसायन विभाग ) के आदेश सं . का . आ . 349 ( अ )दिनांक 19 - 04 - 1995 का 
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात : 

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम सं. 1, 2, 3 तथा 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी 
जाएंगी; अर्थात् : 


सारणी 


सूत्रयोग का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार 


अधिकतम कीमत 


( रु. ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


7 . 74 


26.86 


( 2 ) 

(3 ) 

( 4) 
"1, स्ट्रेप्टोमाइसिन एस. ओ. 4+ पेनिसि . इन्जेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन एस. ओ. 4.5 ग्रा .+ सोड. 5 मि . लि. 1 डोस वायल 

.. . पेन. जी.1 लाख यूनिट और प्रोकेन पेन . जी . 

3 लाख यूनिट/ डोस. 
2. स्ट्रेप्टोमाइसिन एस . ओ. 4+ पेनिसि . इन्जेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन एस. ओ. 4 2.5 ग्रा .+ सोड. 20 मि . लि . वायल 5 डोस वायल 

पेन . जी. 5 लाख यूनिट और प्रोकेन पेन . जी . 

15 लाख यूनिट 
3. स्ट्रेप्टोमाइसिन एस. ओ. 4 + पेनिसि . इन्जेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन एस . ओ. 4. 1 ग्रा . + सोड, 10 मि . लि . वायल 1 छोस वायल 

पेन . जी. एक लाख यूनिट और प्रोकेन पेन . जी . 
3 लाख यूनिट/ डोस. 


10. 62 


( 11 II-- Got 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(1) _ 


(2) 


( 3 ) 


( 5 ) 


4. THICH TH . 31 . 4 + 96H ma tha Va . 3 . 4 .25 TII. + HTE. S fH fH . Ora 1944 6 . 06 

49 . 5 . 1 ARE ATE at a 4 . . 
3 HIGHETAT. 

[ # 9 ( 12 ) /97 | 314 - 2 ] 

जे. एस . सिद्ध, डेस्क अधिकारी 
टिप्पणी : मूल आदेश रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ( रसायन तथा पेट्रो -रसायन विभाग ) की सरकारी अधिसूचना सं . का . आ . 349 ( अ ) दिनांक 

19 - 04- 1995 के रूप में प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात निम्नलिखित सरकारी अधिसूचनओं द्वारा उसका संशोधन किया गया था : -- 
( 1) 13 T H. . 371. 903 ( 37) fra 10 - 11 - 1995 . 
(2 ) 11TT15197, 3ATYRM , 9M -2, WU5- 3 (ii) * * * TERTE Art3f4341 . FT. 37. 287 (34) feate 4 -4 - 1996. 

ORDER 

New Delhi, the 2nd September, 1997 
S .O . 630( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -paragraph (1) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) 
Order , 1995 , the Central Government hereby makes the following amendments of the order of the Governmentof India in the 
Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petro - Chemicals ) No. S . O . 349 ( E ) dated 19 -04 - 1995 
namely : 

In the Table below the said Order, for serial numbers 1, 2, 3 and 4 and entries relating thereto, the following serial 
numbers and entries shall rospectively be substitutod , namely :- - 

TABLE 
Si. Name of the formulation 

Strength 

Pack Size 

Ceiling Price 

(Rs.) 
(1) _ (2) 

(3 ) 

Each Vial Contains : 
“ 1. Streptomycin SO ,+ Penici. Inj. Streptomycin S04.5 GM + SOD . Pen . 5 ml 1 Dose Vial 

7 . 74 
G . 1 Lac Unit and Procains Pen . 

G . 3 Lac Unit/Dose 
2 . Streptomycin SO ,+ Penici. Inj. Streptomycin SO4 2 . 5GM + SOD . Pen . 20mlVial 5 Dose Vial 

26 .86 
G . 5 Lac Unit and Procains Pen , 

G . 15 Lac Unit. 
3. Streptomycin SO ,+ Penici. Inj. Streptomycin S04 1GM + SOD . Pen . 10 ml Vial 1Dose Viai 

10 .62 
G . 1 Lac Unit and Procains Pen . 

G . 3 Lac Unit /Dose 
4 . Streptomycin $ 0 , + Penici, Inj. Streptomycin $ 04.25 GM + SOD . Pen. 5 cc Vial 1Dose Vial 

6 . 06 
G , 1 Lac Unit and Procains Pen , 
G . 3 Lac Unit /Dose 


No . 


(5) 


[No. 9( 12 )/ 97- PI(ID)) 

J. S. SIDHU , Desk Officer 
NOTE : The principal order was published in the Gazette of India vide Government notification , Ministry of Chemicals and 

Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals ) No. S .O . 349 ( E ) dated 19-04 - 1995 and was subsequently 
amended vide : 
( 1) Government Notification No. $. 0 . 903 (E ) dated 10 - 11 - 1995 ; 

Government Notification S. O . No. 287 ( E ) dated 04 - 04 - 1996 published in the Gazette of India , 

Extraordinary, Part II , Section 3 (ii). 
2213 GTIGA . 

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 - 1997 


( 2 ) 


